Sm 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 भाद्र, 1940 ( श० ) 


संख्या - 899 राँची, बुधवार 


19 सितम्बर , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
21 अगस्त , 2018 


संख्या:-7/ प्रोन्नति -203/ 2016 का . 6309-- विभागीय अधिसूचना संख्या-5667 दिनांक 
30 जुलाई, 2018 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि ( पी .बी .-IV , पे. बैण्ड रु . 
37400 -67000/-, ग्रेड पे - रु . 8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल - 13) में प्रोन्नत श्री पवन 
लाल दास , पर्यटन, कला संस्कृति , खेल- कूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड , राँची को उनके 
द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक पर्यटन , कला 
संस्कृति , खेल- कूद एवं युवा कार्य विभाग , झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 


संख्या:- 7/प्रोन्नति -203/2016 का . 6310-- विभागीय अधिसूचना संख्या- 5668 दिनांक 
30 जुलाई , 2018 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि ( पी . बी .- IV , पे . बैण्ड रु. 
37400 -67000/-, ग्रेड पे .- रु. 8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल - 13) में प्रोन्नत श्री थॉमस 
डुंगडुंग , खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को अगले आदेश 
तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग , झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 19 सितम्बर , 2018 
संख्या:- 7/प्रोन्नति- 203/ 2016 का . 6311-- विभागीय अधिसूचना संख्या-5669 दिनांक 
30 जुलाई , 2018 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि ( पी. बी .-IV , पे. बैण्ड रु. 
37400-67000/-, ग्रेड पे.- रु. 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नत श्री विनय 
कुमार दास, वन , पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके द्वारा धारित पद 
को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक वन , पर्यावरण एवं जलवायु 
परिवर्तन विभाग , झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/प्रोन्नति- 203/ 2016 का . 6312-- विभागीय अधिसूचना संख्या -5670 दिनांक 
30 जुलाई, 2018 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि ( पी . बी .-IV, पे. बैण्ड रु . 
37400-67000/- ग्रेड पे.- रु. 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल- 13) में प्रोन्नत श्री सुरेश 
कुमार गुप्ता, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके द्वारा धारित 
पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उच्च तकनीकी शिक्षा एवं 
कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति -203/ 2016 का . 6313-- विभागीय अधिसूचना संख्या-5671 दिनांक 
30 जुलाई , 2018 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि ( पी . बी .-IV, पे . बैण्ड रु . 
37400 -67000/-, ग्रेड पे.- रु . 8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -13 ) में प्रोन्नत श्री नन्द 
कुमार ठाकुर , ग्रामीण विकास विभाग ( ग्रामीण कार्य मामले), झारखण्ड , राँची को अगले आदेश तक 
ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/प्रोन्नति-203/2016 का . 6314-- विभागीय अधिसूचना संख्या - 5672 दिनांक 
30 जुलाई, 2018 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि ( पी . बी .-IV, पे . बैण्ड रु . 
37400-67000/-, ग्रेड पे - रु. 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नत श्री विजय 
कुमार , कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची को अगले आदेश तक कल्याण विभाग , झारखण्ड, राँची में 
संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/प्रोन्नति -203/ 2016 का . 6315-- विभागीय अधिसूचना संख्या- 5673 दिनांक 
30 जुलाई , 2018 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि ( पी . बी .-IV, पे . बैण्ड रु. 
37400-67000/-, ग्रेड पे - रु . 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल- 13) में प्रोन्नत श्री डेविड 
डेनियल तिर्की, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके दवारा 
धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक उच्च तकनीकी शिक्षा 
एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार, 19 सितम्बर , 2018 


संख्या :- 7/ प्रोन्नति -203/ 2016 का . 6316 -- विभागीय अधिसूचना संख्या-5674 दिनांक 
30 जुलाई , 2018 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि ( पी . बी .-IV , पे. बैण्ड रु . 
37400- 67000/-, ग्रेड पे - रु. 8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -13 ) में प्रोन्नत श्री 
सच्चिदानन्द प्रसाद , योजना- सह-वित्त विभाग, झारखण्ड , राँची को अगले आदेश तक योजना- सह -वित्त 
विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/प्रोन्नति- 203/ 2016 का . 6317 -- विभागीय अधिसूचना संख्या -5675 दिनांक 
30 जुलाई , 2018 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि ( पी . बी .-IV , पे. बैण्ड रु . 
37400-67000/-, ग्रेड पे.- रु. 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नत श्री मनोज 
कुमार सिन्हा , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड, राँची को अगले 
आदेश तक स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति - 203/ 2016 का . 6318 -- विभागीय अधिसूचना संख्या -5676 दिनांक 
30 जुलाई , 2018 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि ( पी . बी .-IV , पे. बैण्ड रु. 
37400-67000/-, ग्रेड पे.- रु. 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -13) में प्रोन्नत श्री रंजन 
कुमार मिश्र , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को अगले आदेश तक पेयजल एवं 
स्वच्छता विभाग, झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति- 203/ 2016 का . 6319-- विभागीय अधिसूचना संख्या-5677 दिनांक 
30 जुलाई , 2018 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि (पी.बी .-IV , पे. बैण्ड रु. 
37400-67000/-, ग्रेड पे.- रु. 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नत श्री प्रदीप 
कुमार मिश्र , पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड , राँची को अगले आदेश तक पथ निर्माण विभाग , 
झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/ प्रोन्नति -203/ 2016 का . 6320 -- विभागीय अधिसूचना संख्या -5678 दिनांक 
30 जुलाई , 2018 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि ( पी .बी.-IV, पे . बैण्ड रु. 
37400 -67000/-, ग्रेड पे.- रु. 8700 , पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -13) में प्रोन्नत श्री विजय 
मोहन मुण्डा, भवन निर्माण विभाग , झारखण्ड , राँची को अगले आदेश तक भवन निर्माण विभाग , 
झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/प्रोन्नति - 203/ 2016 का . 6321-- विभागीय अधिसूचना संख्या-5679 दिनांक 
30 जुलाई , 2018 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि ( पी. बी.-IV, पे. बैण्ड रु. 
37400- 67000/-, ग्रेड पे - रु. 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल- 13) में प्रोन्नत श्री लालू 
कच्छप, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके द्वारा धारित 
पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए अगले आदेश तक महिला, बाल विकास एवं 
सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 19 सितम्बर , 2018 


संख्या:- 7/प्रोन्नति - 203/ 2016 का . 6322-- विभागीय अधिसूचना संख्या-5680 दिनांक 
30 जुलाई, 2018 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि ( पी. बी .- IV , पे. बैण्ड रु. 
37400 -67000/-, ग्रेड पे.- रु. 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल -13) में प्रोन्नत श्री अशोक 
कुमार कर्ण, वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड , राँची को अगले आदेश तक वाणिज्य कर विभाग , 
झारखण्ड , राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या:- 7/प्रोन्नति- 203/ 2016 का . 6323-- विभागीय अधिसूचना संख्या- 5681 दिनांक 
30 जुलाई , 2018 द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव कोटि ( पी. बी .-IV , पे. बैण्ड रु . 
37400 -67000/-, ग्रेड पे - रु. 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नत श्री सतीश 
कुमार जायसवाल, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड, राँची को अगले आदेश 
तक कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 899 -- 50 


